रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 2978 ] 
No. 2978 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


4607 GI / 2022 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 08072022-237184 


CG - DL - E - 08072022-237184 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 8 , 2022 / आषाढ़ 17 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , JULY 8 , 2022 / ASHADHA 17 , 1944 


विधि और न्याय मंत्रालय 

( विधायी विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 जुलाई , 2022 

का . आ . 3128 ( अ ) . - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के अनुसरण में 
निम्नलिखित घोषणाएं , जिनमें बिहार और झारखंड राज्यों से राज्य सभा में उन सात सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के 
अवसान पर तारीख 07 जुलाई , 2022 को निवृत्त हो गए हैं , स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट 
हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं 

घोषणा 
( 1 ) 

बिहार राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 

" निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 


1 . 

खीरू महतो , ( नाम ) , गांव - केदला , थाना - मांडू , जिला - रामगढ़ ( झारखंड ) 825325 ( पता ) , जो जनता 
दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं ; 


( 1 ) 


- 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 . 


2 . 

डॉ.फैयाज अहमद ( नाम ) , राघोनगर , भौआरा , नगर परिषद् मधुबनी , पोस्ट - भौआरा , जिला- मधुबनी 
( पता ) , जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं ; 


3. मीसा भारती ( नाम ) , 208 , कौटिल्य नगर , एम . पी . एम . एल . ए . कॉलोनी , पोस्ट- बी . बी . कॉलेज , जिला पटना 

( पता ) , जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़ी की गई हैं ; 


- 

4. शंभू शरण पटेल ( नाम ) , ग्राम + पोस्ट - छठियारा , थाना- करन्डे , जिला - शेखपुरा , पिन - 811304 ( पता ) , जो 
भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं , 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


5. सतीश चन्द्र दूबे ( नाम ) , ग्राम- हरसरी , पोस्ट , नरकटियागंज , जिला - पश्चिम चम्पारण , 845455 ( पता ) , जो 
भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं , 


उस सदन में उन पांच सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 07 जुलाई , 2022 को निवृत्त हो रहे हैं , 
स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय 

तारीख : 3 जून , 2022 


( 2 ) 

झारखंड राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 

" निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 

1 . 

आदित्य प्रसाद 

नाम 

ग्राम और पो . कुचू 
थाना - ओरमांझी , 

जिला रांची , झारखंड , 835219 

महुआ माजी 

18 - सी , राधा गोविन्द रोड , 


थरपखना , थाना- लालपुर , 

राँची -834001 , झारखंड 


पता 


नाम 

पता 


( शैलेन्द्र सिंह ) 
रिटर्निंग आफिसर " | 


जो भारतीय जनता पार्टी ( मान्यता 
प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा 
खड़े किए गए हैं 


जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ( मान्यता प्राप्त 
/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा 
खड़ी की गई हैं 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

3 

उस सदन में 02 ( दो ) सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 07.07.2022 ( तारीख , मास और वर्ष ) को निवृत्त हो 
रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 

स्थान : झारखंड विधान सभा , रांची 

तारीख : 03 जून , 2022 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


of Bihar . 


ह . / 

रिटर्निंग आफिसर । " 


[ फा . सं.एच. 11024 / 2 / 2021 - वि .2 ] 

दिवाकर सिंह , संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

( Legislative Department ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 8th July , 2022 

S.O. 3128 ( E ) .— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act , 1951 ( 43 of 
1951 ) , the following declarations containing the name of the candidates elected to fill the seats of seven 
members in the Council of States from the States of Bihar and Jharkhand , who retired on 07th July , 2022 , 
on the expiration of their term of office , is published for general information : 

Declaration 
( 1 ) 

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State 


" In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) of section 53 of the Representation of 
the People Act , 1951 , read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , I declare 
that - 


1. Khiru Mahto ( Name ) , Vill- Kedla , P.S.- Mandu , Dist.- Ramgarh ( JharKhand ) 825325 
( Address ) Sponsored by Janata Dal ( United ) ; 


2. Dr. Faiyaz Ahmad ( Name ) , Raghonagar , Bhowara , Nagar Parishad Madhubani , Post 
Bhowara , Dist.- Madhubani ( Address ) Sponsored by Rashtriya Janata Dal ; 


3. Misha Bharati ( Name ) , 208 , Kautilya Nagar , M.P.M.L.A. Colony , Post- B.V. College , 
Dist.- Patna ( Address ) Sponsored by Rashtriya Janata Dal ; 


4. Shambhu Sharan Patel ( Name ) , 
Patel ( Name ) , Vill + Post- Chhathiyara , P.S. - Karande , Dist. 
Sheikhpura , Pin- 811304 ( Address ) Sponsored by Bharatiya Janata Party ; 


5. Satish Chandra Dubey ( Name ) , Vill- Harsari , Post- Narkatiyaganj , Dist . West 
Champaran , 845455 ( address ) Sponsored by Bharatiya Janata Party 


4 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 

has been duly elected to fill the seats in that House of five members retiring on 07th July , 2022 on 
the expiration of their term of office . 

Place : Bihar Vidhan Sabha Sachivalaya 

Date 3rd June , 2022 . 


of Jharkhand . 


2 . 


( 2 ) 

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


" In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) of section 53 of the Representation of 
the People Act , 1951 , read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , I declare 
that : 

1 . 


Aditya Prasad , 


At & P.O. Kuchu , 

P.S.- Ormanjhi , 

Dist- Ranchi . 

835219 

Mahua Maji 


18 - C , Radha Govind Street . 

Tharpakhna , P.S.- Lalpur , 

Ranchi - 834001 , Jharkhand . 


Name 


Address 


Sd 

( Shailendra Singh ) 

Returning Officer " . 


Name 


Address 


Sponsored by Bharatiya Janata Party ( name of 
the Recognized / registered political party ) 


Sponsored by Jharkhand Mukti Morcha ( name of 
the Recognized / registered political party ) 


has been / have been duly elected to fill the seats ( s ) in that house of Council of States 02 ( two ) member ( s ) 
retiring on 07.07.2022 ( date , Month of year ) on the expiration of their term of office . 

Place Jharkhand Legislative Assembly , Ranchi . 

Dated : 3rd June , 2022 


Sd 


Returning Officer " . 


[ F.No.H. 11024 / 2 / 2021 - Leg.II ] 

DIWAKAR SINGH , Jt . Secy . & Legislative Counsel 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 जुलाई , 2022 

का.आ. 3129 ( अ ) . – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अधीन जारी की गई 
अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2367 ( अ ) , तारीख 24 मई , 2022 के अनुसरण में , बिहार और झारखंड राज्यों की विधान 
सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के सात सदस्यों के स्थानों को , जो सात सदस्यों की पदावधि के 
अवसान पर 07.07.2022 को निवृत्त होने पर रिक्त हो गए हैं , भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराया गया है । 


खीरू महतो 

फैयाज अहमद 

मीसा भारती 


अतः . अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 71 के अनुसरण में , राज्यों की विधान 
सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते 

सदस्य का नाम 

राज्य 

बिहार 

बिहार 

बिहार 

बिहार 

बिहार 

झारखंड 

झारखंड 


शंभू शरण पटेल 

सतीश चन्द्र दूबे 

आदित्य प्रसाद 
महुआ माजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Khiru Mahto 

Faiyaz Ahmad 

Misha Bharti 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 8th July , 2022 

S.O. 3129 ( E ) . – Whereas election has been held in pursuance of notification number S.O. 2367 ( E ) , 
dated the 24th May , 2022 , issued under section 12 of the Representation of the People Act , 1951 ( 43 of 
1951 ) , for the purpose of filling the seats of seven members of the Council of States elected by the elected 
members of the Legislative Assemblies of the States of Bihar and Jharkhand which fell vacant on the 
retirement of seven members on 07.07.2022 , on the expiration of their term of office . 


Now , therefore , in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act , 1951 ( 43 of 
1951 ) , the name of the members elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States 
are hereby notified for general information : 


Name of the Member 


Shambhu Sharan Patel 


5 


[ फा . सं . एच . 11024 / 2 / 2021- वि .2 ] 

दिवाकर सिंह , संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


State 

Bihar 


Bihar 


Bihar 

Bihar 


6 


Satish Chandra Dubey 

Aditya Prasad 

Mahua Maji 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Bihar 

Jharkhand 

Jharkhand 


[ F.No.H.11024 / 2 / 2021 - Leg.II ] 

DIWAKAR SINGH , Jt . Secy . & Legislative Counsel 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2022.07.08 10:18:12 + 05'30 ' 


